निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 ज्येष्ठ 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 701 ) पटना, वृहस्पतिवार , 13 जून 2019 


पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

12 जून 2019 
सं० पर्या० / वन ( मु०) - 09 / 2019 ( खंड ) 684 (ई०) / प0व0 - माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली 
द्वारा O . A. No . 606/ 2018 में दिनांक 16.01. 2019 को पारित आदेश के आलोक में Municipal Solid Waste 

Management Rules, 2016 एवं अन्य पर्यावरणीय नियमों के बेहतर अनुपालन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या - 245 
( ई०) दिनांक 27.02.2019 द्वारा माननीय न्यायमूर्ति समरेन्द्र प्रताप सिंह ( सेवानिवृत ) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति 
का गठन किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना संख्या - 378(ई० ), दिनांक 05.04 .2019 द्वारा जिला स्तर पर जिला 
पदाधिकारी की अध्यक्षता में विशेष टास्क फोर्स ( Special Task Force ) का गठन किया गया है । 

राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 22.04.2019 में निर्णय लिया गया है कि जिलों में ठोस अपशिष्ट 
प्रबंधन तथा पर्यावरणीय विधि / नियमों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया जाय । उक्त 
निर्णय के आलोक में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का गठन निम्नवत् किया जाता है: 

1 जिला पदाधिकारी द्वारा नामित सदस्य (उपसमाहर्ता से अन्यून) । 
2 जिला परिवहन पदाधिकारी । 

कार्यपालक पदाधिकारी स्थानीय नगर निकाय । 
वन प्रमंडल मुख्यालय के वन क्षेत्र पदाधिकारी । 
विशेष टास्क फोर्स द्वारा नामित जिला का कोई अन्य पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 जून 2019 


नियंत्रण कक्ष की स्थापना तथा उसे संचालित किए जाने हेतु आवश्यक संसाधन जिला पदाधिकारी द्वारा 
उपलब्ध कराए जाएंगे । नियंत्रण कक्ष पर्यावरणीय विवि / नियमों के उल्लंघनों का ससमय तथा प्रभावी ढंग से निराकरण 
करेगा । नियंत्रण कक्ष को एक Whatsapp नम्बर आंवटित किया जाएगा जिसपर आमलोगों द्वारा पर्यावरणीय 
विधि / नियम के उल्लंघन से संबंधित चित्र अपलोड किया जाएगा तथा अपनी शिकायत दर्ज करायी जाएगी । नियंत्रण 
कक्ष द्वारा दायर शिकायतों एवं उनके निराकरण हेतु की गई कार्रवाई को एक पंजी में संधारित किया जाएगा जिसका 
नियमित अनुश्रवण DLC / STF द्वारा किया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दीपक कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 701 -571 + 500 डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih. nic.in 


